झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


2 ज्येष्ठ, 945 (श०) 


संख्या - 294 राँची, मंगलवार, 23 मई, 2023 (ई०) 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
5 मई, 2023/25 वैशाख, 945 (शक) 


संख्या-56/2023/पीपीएस-॥ (एनपी)--यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 
56/2079/Uraea-lll, दिनांक 23 सितंबर, 202, समय-समय पर यथा-संशोधित, जिसमें निर्वाचन 
प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 968 & rary (7 के अनुसरण में निर्गत मान्यताप्राप्त 
राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के नाम एवं मुक्त प्रतीकों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है, को 
अद्यतनीकृत करने का निर्णय लिया है; 

अतः, अब, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 968 के पैराग्राफ ॥7 के 
अनुसरण में और भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग-॥, खंड-3, उप-खंड (iii) A प्रकाशित 
अपनी पूर्वोक्त अधिसूचना सं. 56/207 9/4 TE-IIl, दिनांक 23 सितंबर, 202!, समय-समय पर 
यथा-संशोधित, के अधिक्रमण में भारत निर्वाचन आयोग एतददवारा नीचे संलग्न सारणी के अनुसार 
राष्ट्रीय दलों की सूची और उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक तथा उनके मुख्यालय के डाक पते 
विनिर्दिष्ट करता हैः- 


2 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 23 मई, 2023 


राष्ट्रीय दल 
| क्रम सं. | सं. राष्ट्रीय दल आरक्षित प्रतीक |. पा |;ऋ 
व 2 3 4 
हा आम आदमी पार्टी झाड़ू 206, राउजएवेन्यू, डी.डी.यू. 
मार्ग, नईदिल्‍ली - 70002 
2. बहुजन समाज पार्टी हाथी 4, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई 


सभी राज्यों और संघ राज्य feeeit-7000. 
क्षेत्रों में (असम राज्य को 
छोड़कर जहाँ इनके अभ्यार्थियों 
को आयोग द्वारा निर्धारित 
मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की 
सूची से कोई एक प्रतीक चुनना 


पडेगा) 

3. भारतीय जनता पार्टी कमल 6-ए, दीन दयाल उपाध्याय 
मार्ग, नई दिल्‍ली - 70002 

4. कम्युनिस्ट पार्टी आफ | हथौड़ा, हँसिया और सितारा ए. के. गोपालन भवन, 

इंडिया (मार्क्ससिस्ट) 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, (गोल 

मार्किट), 
नई दिल्‍ली-440007. 

5. इंडियन नेशनल काँग्रेस | हाथ 24, अकबर रोड, 
नई दिल्‍ली-440047. 

| नेशनल पीपुल्स पार्टी किताब प्लॉट नं० 90ए, लाचाउमिरी 


जिला, पूर्वी खासी हिल्‍्स जिला, 
शिलांग-793007. 


आदेश से, 


जयदेव लाहिड़ी, 
सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 


उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके 
दवारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा 
में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 


के० रवि कुमार, 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव | 


झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 23 मई, 2023 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
i5%" May, 2023/25, Vaisakha 945 (Saka) 


J 


No.56/2023/PPS-II (NP)--WHEREAS, the Election Commission of India has decided to 


update its Notification No.56/209/PPS-III, dated a3'¢ September, 202, as amended from time to 
time, specifying the names of recognized National and State Parties and the list of free symbols, 
issued in pursuance of paragraph 7 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) 


Order, 968; 


NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph (7 of the Election Symbols 
(Reservation and Allotment) Order, 968, and in supersession of its aforesaid notification 
No.56/209/PPS-III, dated 23" September, 202l, as amended from time to time, published in the 
Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-I, Section-3, Sub-Section (iii), the Election Commission of 
India hereby specifiesthe list of National Parties and the Symbols respectively reserved for them 


and postal address of their Headquarters as per the table appended below:- 
NATIONAL PARTIES 


ei Name of the Party Symbol reserved Address 

No. 

eal का मो id a. Se 

I. Aam Aadmi Party Broom 206, Rause Avenue, DDU Marg, 


New Delhi — 0002 


2. Bahujan Samaj Party Elephant 4, Gurudwara Rakabganj Road, 


New Delhi — 000 
[In all States/U.T.s except 


in the State of Assam, 
where its candidates will 
have to choose a symbol 
from out of the list of 
free symbols specified by 
the Commission] 


3. Bharatiya Janata Party Lotus 6-A, Deen Dayal Upadhyaya Marg, 
New Delhi — 20002 


झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 23 मई, 2023 


Communist Party of India 
(Marxist) 


Hammer, Sickle and Star 


A.K.Gopalan Bhawan, 
27-29, Bhai Vir Singh Marg 
(Gole Market), 

New Delhi - 0002 


Indian National Congress Hand 24,Akbar Road, 
New Delhi - 200 
National People’s Party Book Plot No.90A, Lachaumiere District, 


East Khasi Hills District, Shillong- 
79300 


JAYDEB LAHIRI, 


SECRETARY 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


झारखण्ड राजकीय मुदठ्रणालय, Wel द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 
झारखण्ड Bole (असाधारण) 294 -- 50 


